निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 पौष 1930 ( श ० ) 
पटना, मंगलवार, 20 जनवरी 2009 


( सं ० पटना 12 ) 


संख्या -3 ए - 2- do पु o -04 / 2009-363 वि (2 ) 

वित्त विभाग 


संकल्प 

17 जनवरी 2009 
राज्य सरकार ने निम्नलिखित प्रीमियर राज्य सेवाओं को रू 0 8,000-13,500 का प्रवेश वेतनमान 
प्रदान करने का निर्णय लिया है : 

1. बिहार प्रशासनिक सेवा 
2. बिहार पुलिस सेवा 
3. बिहार वित्त सेवा 
4. बिहार स्वास्थ्य सेवा 
5. बिहार अभियंत्रण सेवा 

6. बिहार वेटेनरी सेवा । 
2 . इन सेवाओं के मूल कोटि के पदाधिकारियों का वेतन दिनांक 01.01.2006 को वैचारिक रूप से 

अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 8,000-13,500 में निर्धारित करते हुए पुनरीक्षित वेतन संरचना में 

औबंधिक रूप से पे - बैण्ड-3 के अंतर्गत ग्रेड वेतन रू 0 5,400 प्रदान किया जायेगा । इससे संबंधित 
फिटमेंट तालिका अनुलग्नक -1 पर उपलब्ध है । उत्क्रमित अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण 
का लाभ अनुमान्य नहीं होगा, बल्कि 01.01.2006 को प्राप्त मूल वेतन के आधार पर ही नई 
वेतन संरचना में औपबंधिक रूप से वेतन निर्धारित किया जायेगा । 
वेतन पुनरीक्षण , बकाया भुगतान एवं पुनरीक्षित वेतन के औपबंधिक भुगतान की तिथि एवं प्रक्रिया 
वित्त विभाग के संकल्प संख्या -3 ए -2- वे 0 पु0-04 / 09-362वि (2 ) दिनांक 17.01.2009 द्वारा 
निर्धारित की गई है जो इन सेवाओं के सदस्यों पर भी लागू होगी । 


3 . 


2 


बिहार गजट , ( असाधारण ), 20 जनवरी 2009 


4 . 


इस निर्णय को कार्यान्वित करने के क्रम में कुछ संवर्गों को पुनर्गठित करने की भी आवश्यकता 
होगी । इस संबंध में आवश्यक अनुशंसाएं समर्पित करने के लिए वेतन समिति को अधिकृत किया 

जाता है । 
आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित 
किया जाए । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अरुनीश चावला, 

अपर वित्त आयुक्त । 
प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार , वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । 
प्रतिलिपि- सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / अवर सचिव , 

वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, वित्त विभाग / सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी उप - कोषागार 

पदाधिकारी / सभी जिला लेखा पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । 
प्रतिलिपि- अध्यक्ष / सचिव एवं सदस्य सचिव, वेतन समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित । अनुरोध है 
इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय । 

अरुनीश चावला, 
अपर वित्त आयुक्त । 


बिहार गजट , ( असाधारण ), 20 जनवरी 2009 


3 


अनुलग्नक -1 


Pre -Revised Scale 
8000-275-13500 


Revised Pay Band + Grade Pay 
PB-3Rs.15600-39100 + Rs.5400 


Pre -Revised Basic 

Pay 


Pay in the Pay 

Band 


Grade Pay 


Revised Basic Pay 


5,400 


21,000 


5.400 


5,400 
5,400 
5,400 
5,400 
5,400 
5,400 
5,400 
5.400 


15,600 
15,600 
15,910 
16,420 
16,930 
17,440 
17,950 
18,470 
18,980 
19,490 
20,000 
20,510 
21,020 
21,530 
22,050 
22,560 
23,070 
23,580 
24,090 
24,600 
25,110 


8,000 
8,275 
8,550 
8,825 
9,100 
9,375 
9,650 
9,925 
10,200 
10,475 
10,750 
11,025 
11,300 
11,575 
11,850 
12,125 
12,400 
12,675 
12,950 
13,225 
13,500 
13,775 
14.050 
14,325 


21,000 
21,310 
21,820 
22,330 
22,840 
23,350 
23,870 
24,380 
24,890 
25,400 
25,910 
26,420 
26,930 
27,450 
27,960 
28,470 
28,980 
29,490 


5,400 


5.400 


5,400 


5,400 


5,400 
5,400 
5.400 


5,400 


5.400 


30,000 


5,400 
5.400 


5.400 


25,630 
26,140 
26,650 


30,510 
31,030 
31,540 
32,050 


5,400 
5,400 


अरुनीश चावला, 
अपर वित्त आयुक्त । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 12-571 + 1000 - डी 0 टी 0 पी 0 । 


